निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 भाद्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 694 ) पटना , शुक्रवार , 26 अगस्त 2016 


सं0 3ए- 2 - वे०पु० - 02 / 2016 - 6659/वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

23 अगस्त 2016 
विषयः- बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के समादेष्टा संवर्ग के वेतनमान के संबंध में । 

वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 630, दिनांक 
21 / 01 /2010 द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के समादेष्टा संवर्ग के लिए दिनांक 01 / 01 /2006 के 
प्रभाव से निम्नवत् वेतनमान स्वीकृत है 
क्र . सं . पदनाम 

वेतनमान (01 /01/ 2006 ) 
(i) | जिला समादेष्टा 

मूल कोटि 

PB- 2 + 5400 / - एवं चार वर्ष के बाद PB- 3 + 5400 / 
(ii ) | प्रमण्डलीय समादेष्टा प्रथम प्रोन्नति स्तर 

PB- 3 + 6600 / 
(iii ) वरीय प्रमण्डलीय समादेष्टा द्वितीय प्रोन्नति स्तर | 

PB- 3 + 7600 / 


कोटि 


2. गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना सं० 9836, दिनांक 03 / 09 / 20 1 5 द्वारा बिहार गृह रक्षा 
वाहिनी सेवा ( संशोधन) नियमावली, 2015 अधिसूचित किया गया है । इस नियमावली के द्वारा गृह रक्षा 
वाहिनी सेवा नियमावली - 2005 का नियम - 4(i) के अंतर्गत समादेष्टा संवर्ग का पदसोपान को निम्नरूपेण 
पुर्नगठित एवं अधिसूचित किया गया है 

(i) जिला समादेष्टा ( मूल कोटि ) 
( ii) वरीय जिला समादेष्टा (प्रथम प्रोन्नति स्तर) 
(iii) प्रमण्डलीय समादेष्टा (द्वितीय प्रोन्नति स्तर ) 
(iv) वरीय प्रमण्डलीय समादेष्टा ( तृतीय प्रोन्नति स्तर) 


पम 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 अगस्त 2016 
3. बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के समादेष्टा संवर्ग के अन्तर्गत उक्त वरीय जिला समादेष्टा का 
नया पदसोपान सृजित हो जाने के कारण इस पुर्नगठित संवर्ग के मूल कोटि से उच्चतर पदों के वेतनमान की 
स्वीकृति /संशोधन का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 

4 . सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि 
(i) बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा ( संशोधन ) नियमावली - 2015 के अधिसूचित होने की माह 

अर्थात् सितम्बर, 2015 के प्रभाव से समादेष्टा संवर्ग के निम्नलिखित पदों का वेतनमान 

निम्नरूपेण होगा 
क्र . सं . पदनाम 

पूर्व स्वीकृत वेतनमान संशोधित / स्वीकृत वेतनमान 
(i) वरीय जिला समादेष्टा 

PB- 3 + 6600 / 
प्रमण्डलीय समादेष्टा 

PB- 3 + 6600 / 

PB- 3 + 7600 / 
वरीय प्रमण्डलीय समादेष्टा 

PB- 3 + 7600 / 

PB- 4 + 8700/ 
(ii ) मूल कोटि के जिन पदाधिकारियों को प्रमण्डलीय समादेष्टा ( पी0बी0 - 3 + ग्रेड पे 6600 /- ) 

तथा वरीय प्रमण्डलीय समादेष्टा (पी०बी० - 3 + ग्रेड पे 7600 / -) में विधिवत प्रोन्नति बिहार 
गृह रक्षा वाहिनी संशोधन नियमावली, 2015 के अधिसूचित होने के पूर्व प्राप्त हो चुका 
है , वे नियमावली प्रवृत्त होने की तिथि से संशोधित वेतनमान के आधार पर क्रमशः वरीय 
जिला समादेष्टा (पी०बी० - 3 + ग्रेड पे 6600 /- ) एवं प्रमण्डलीय समादेष्टा (पी०बी० - 3 + 
ग्रेड पे 7600/-) के पदनाम से पदनामित होंगे । भविष्य में विधिवत वरीय जिला 
समादेष्टा , प्रमण्डलीय समादेष्टा एवं वरीय प्रमण्डलीय समादेष्टा के पद पर प्रोन्नति दिए 
जाने के फलस्वरूप ही संशोधित उच्चतर वेतनमान अनुमान्य होगा । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सचिव (व्यय ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 694- 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


